निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

पटना, प्रमाद्वा 1,936 STOP PO 


( सं0 पटना 698 ) 


4 भाद्र 1936 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 26 अगस्त 2014 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

26 अगस्त 2014 
सं0 - बी1 - 3 - 121 / 2014 - 82 - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43 ) की धारा - 67 के उपबंधों के अनुसरण में 
बिहार विधान सभा उप निर्वाचन , 2014 के अवसर पर 3 - नरकटियागंज, 37 - राजनगर ( अ0जा0), 87 - जाले, 118 - छपरा, 123 - हाजीपुर , 
137 - मोहिउद्दीननगर, 151 - परबत्ता, 156 – भागलपुर , 161 - बाँका एवं 204 - मोहनिया ( अ0जा0 ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन परिणाम 
की घोषणा से संबंधित प्ररूप -21घ, जिसमें बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम दिये गये हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए प्रकाशित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
हुसैन यूसुफ रिज़वी, 

अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 अगस्त 2014 

प्ररूप 21घ 

{नियम 64 देखिए 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
03 - नरकटियागंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट 
उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

___ श्रीमती रश्मि वर्मा, हिमालय चित्र मंदिर कैम्पस, वार्ड सं0 - 22, नरकटियागंज , जिला – पश्चिम चम्पारण, जो भारतीय जनता पार्टी 
द्वारा खड़े की गई हैं । 
उस सदन में , 

श्री सतीश चन्द्र दूबे के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं । 
स्थान : - मतगणना केन्द्र, कृषि बाजार समिति , बेतिया । 

( ह०) अस्पष्ट , 
दिनांक : - 25 .08. 2014 

रिटर्निंग ऑफिसर 
03 - नरकटियागंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 


FORM 21D 

(See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People 
Act. 1951 . 

Bye - Election to the Legislative Assembly of Bihar from 3-Narkatiyaganj Legislative 
Assembly constituency. 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the of the 
people Act, 1951, read with rule 64 the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that 

Mrs . RASHMI VARMA , HIMALYA CHITRA MANDIR CAMPUS, WARD NO . 22 
NARKATIAGANJ, Dist.- WEST CHAMPARAN , Sponsored by Bharatiya Janata Party has been 
duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Sri. Satish Chandra 
Dubey 


Place :-Counting Center, Krishi Bazar Samiti, 
Bettiah 
Date:- 25 - 08 - 2014 


(Sd ) Illegible , 

Returning Officer 
3 -Narkatiyaganj Assembly Constituency 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 अगस्त 2014 


प्ररूप 21घ 

{नियम 64 देखिए } 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
37 - राजनगर ( अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट 
उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री रामा वतार पासवान , वार्ड नं0 - 1, ग्राम – अन्धराठाढ़ी, पो0 - अन्धरा, जिला - मधुबनी, (बिहार ), 847401 जो राष्ट्रीय जनता दल 
द्वारा खड़े किए गए हैं । 
उस सदन में , 

श्री राम लषण राम रमण के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : - मधुबनी 

( ह० ) अस्पष्ट , 
दिनांक : - 25 .08 .2014 

रिटर्निंग ऑफिसर 
37 - राजनगर ( अ0जा0 ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 


FORM 21D 

(See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People 
Act. 1951 . 

Bye - Election to the Legislative Assembly of Bihar from 37 - Rajnagar (SC ) Legislative 
Assembly constituency. 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the of the 
people Act, 1951, read with rule 64 the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that 

Sri. RAMA WATAR PASWAN, WARD NO -1 , VILL - ANDHRATHADHI, POST 
ANDHRA , DIST-MADHUBANI ( BIHAR ), 847401, Sponsored by Rashtriya Janata Dal has been 
duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Sri. Ram Lakhan Ram 
Raman 

( Sd ) Illegible , 
Place:-Madhubani 

Returning Officer 
Date:- 25- 08- 2014 

37 -Rajnagar (SC ) Assembly Constituency 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 अगस्त 2014 

प्ररूप 21घ 

{नियम 64 देखिए 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
87 - जाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट 
उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री ऋषि मिश्रा, ग्राम + पत्रालय – बलुआ बजार , थाना – छातापुर , जिला – सुपौल, जो जनता दल ( यूनाइटेड) द्वारा खड़े किए 
गए हैं । 
उस सदन में , 

श्री विजय कुमार मिश्र के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : - दरभंगा 

(ह० ) अस्पष्ट, 
दिनांक : - 25 .08. 2014 

रिटर्निंग ऑफिसर 
87 - जाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 


FORM 21D 

( See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People 
Act. 1951. 

Bye- Election to the Legislative Assembly of Biharfrom 87- Jale Legislative Assembly 
constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the of the 
people Act , 1951 , read with rule 64 the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that 

__ Sri . Rishi Mishra, Village + PO - Balua Bazar , Thana- Chhatapur, District - Supaul , Bihar , 
Sponsored by Janata Dal (United ) has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by 
the resignation of Sri. Vijay Kumar Mishra 
Place :-Darbhanga 

(Sd ) Illegible , 

Returning Officer 
Date: - 25 -08- 2014 

87 -Jale Assembly Constituency 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 अगस्त 2014 


प्ररूप 21घ 

{नियम 64 देखिए 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
118 - छपरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट 
उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री रणधीर कुमार सिंह , ग्राम – मशरख, पो0 + थाना – मशरख, जिला – सारण, जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े किए गए हैं । 
उस सदन में , 

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : - राजकीय कन्या (+ 2) उच्च विद्यालय, छपरा । 

( ह० ) अस्पष्ट , 
दिनांक : - 25 .08. 2014 

रिटर्निंग ऑफिसर 
118 - छपरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 


FORM 21D 

( See rule 64) 
(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People 
Act. 1951 . 

Bye - Election to the Legislative Assembly of Bihar from 118 - Chapra Legislative Assembly 
constituency. 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the of the 
people Act, 1951, read with rule 64 the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that 

Sri. Randhir Kumar Singh , Vill – Masrakh , P . O . + P . S . - Masrakh , Dist. - Saran , Sponsored 
by Rashtriya Janata Dal has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the 
resignation of Sri. Janardan Singh Sigriwal 

(Sd ) Illegible , 
Place :Govt . Girls ( + 2 ) High School Chapra 

Returning Officer 
Date:- 25 -08- 2014 

118 -Chapra Assembly Constituency 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 अगस्त 2014 

प्ररूप 21घ 

{नियम 64 देखिए 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
123 - हाजीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट 
उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री अवधेश सिंह, ग्रा0 + पो0 - पानापुर धर्मपुर, थाना -बिदुपुर, जिला - वैशाली, बिहार, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 
उस सदन में , 

श्री नित्यानंद राय के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है । 
स्थान : - बेल्ट्रॉन भवन, हाजीपुर । 

( ह० ) अस्पष्ट, 
दिनांक : - 25 .08.2014 

रिटर्निंग ऑफिसर 
123 - हाजीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 


FORM 21D 

( See rule 64) 
(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People 
Act. 1951 . 

Bye - Election to the Legislative Assembly of Bihar from 123 -Hajipur Legislative Assembly 
constituency. 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the of the 
people Act, 1951, read with rule 64 the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that 

____ Sri. Awadhesh Singh, Vill + PO - Panapur Dharmpur, PS - Bidupur, Distt- Vaishali, Bihar 
Sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the vacancy caused in that House 
by the resignation of Sri. Nityanand Roy 

(Sd ) Illegible, 
Place :Beltron Bhawan , Hajipur 

Returning Officer 
Date: - 25 - 08 - 2014 

123 -Hajipur Assembly Constituency 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 अगस्त 2014 


प्ररूप 21घ 

{नियम 64 देखिए 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
137 - मोहिउद्दीननगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट 
उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री अजय कुमार बुलगानीन, ग्राम - दक्षिणी धमौन गढ़ टोला, पो0 - धमौन, थाना - पटोरी, जिला - समस्तीपुर, जो राष्ट्रीय जनता 
दल द्वारा खड़े किए गए हैं ।] 
उस सदन में , 

श्री राणा गंगेश्वर सिंह के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है । 
स्थान : - समस्तीपुर 

(ह० ) अस्पष्ट , 
दिनांक : - 25 .08.2014 

रिटर्निंग ऑफिसर 
137 – मोहिउद्दीननगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 


FORM 21D 

(See rule 64 ) 
(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People 
Act . 1951 . 

Bye - Election to the Legislative Assembly of Bihar from 137 -Mohiuddinnagar Legislative 
Assembly constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the of the 
people Act, 1951, read with rule 64 the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that 

Sri . Ajay Kumar Bulganin, Vill - Dakshini Dhmoun, Gadhtola, PO - Dhmoun, PS - Patori , 
Dist- Smastipur Sponsored by Rashtriya Janata Dal has been duly elected to fill the vacancy caused 
in that House by the resignation of Sri. Rana Gangeshwar Singh 


Place : Samastipur 
Date:- 25 - 08- 2014 


(Sd ) Illegible, 

Returning Officer 
137 -Mohiuddinnagar Assembly Constituency . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 अगस्त 2014 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
( कानूनी नियम और आदेश ) 

प्ररूप 21घ 

{नियम 64 देखिए } 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
151 - परबत्ता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट 
उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री रामानन्द प्रसाद सिंह, ग्राम - जोरावरपुर ( सतखुटी), पो0 - नयागांव , थाना - परवत्ता, जिला - खगड़िया , जो जनता दल 
( यूनाइटेड) द्वारा खड़े किए गए हैं । 
उस सदन में , 

श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है । 
स्थान : - खगड़िया 

( ह०) अस्पष्ट , 
दिनांक : - 25 .08.2014 

रिटर्निंग ऑफिसर 
151 - परबत्ता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 


FORM 21D 

(See rule 64) 
(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People 
Act. 1951 . 

Bye - Election to the Legislative Assembly of Bihar from 151-Parbatta Legislative Assembly 
constituency. 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the of the 
people Act, 1951 , read with rule 64 the Conduct of Elections Rules, 1961 , I declare that 

Sri. Ramanand Prasad Singh, At - Joravarpur (Satkhutti ), Post - Nayagaon, PS - Parbatta, Dist 
Khagaria , Sponsored by Janata Dal (United ) has been duly elected to fill the vacancy caused in that 
House by the resignation of Sri . Samrat Choudhary @ Rakesh Kumar 

(Sd ) Illegible , 
Place: Khagaria 

Returning Officer 
Date:- 25- 08 - 2014 

151 -Parbatta Assembly Constituency 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 अगस्त 2014 


प्ररूप 21घ 

{नियम 64 देखिए 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
156 – भागलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट 
उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

___ श्री अजीत शर्मा, शिव भवन परिसर , एस0एस0 सहाय रोड , भागलपुर , जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं । 
उस सदन में , 

श्री अश्विनी कुमार चौबे के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : - भागलपुर 

( ह० ) अस्पष्ट , 
दिनांक : - 25.08.2014 

रिटर्निंग ऑफिसर 
156 – भागलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 


FORM 21D 

(See rule 64 ) 
(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People 
Act. 1951. 

Bye - Election to the Legislative Assembly of Bihar from 156 -Bhagalpur Legislative 
Assembly constituency. 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the of the 
people Act, 1951, read with rule 64 the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that 

Sri . Ajeet Sharma, Shiv Bhawan Parishar,S . S.Sahay Road, Bhagalpur , Sponsored by Indian 
National Congress has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation 
of Sri . Ashwini Kumar Choubey 

( Sd ) Illegible , 
Place: Bhagalpur 

Returning Officer 
Date:- 25 - 08 - 2014 

156 - Bhagalpur Assembly Constituency 


10 

बिहार गजट ( असाधारण ), 26 अगस्त 2014 

प्ररूप 21घ 

{नियम 64 देखिए } 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
161 – बाँका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट 
उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री राम नारायण मंडल, ग्राम -जितारपुर, पोस्ट - महेशाडीह , थाना + जिला - बाँका, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए / की 
गई हैं । 
उस सदन में , 

श्री जावेद इकबाल अंसारी के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है । 
स्थान : - बाँका 

( ह० ) अस्पष्ट , 
दिनांक : - 25 .08.2014 

रिटर्निंग ऑफिसर 
161 - बाँका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 


FORM 21D 

(See rule 64 ) 
(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People 
Act. 1951 . 

Bye - Election to the Legislative Assembly of Bihar from 161- Banka Legislative Assembly 
constituency. 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the of the 
people Act, 1951, read with rule 64 the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that 

Sri . Ram Narayan Mandal , Vill -Jitarpur PO - Maheshadih PS + Dist.- Banka, Sponsored by 
Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the 
resignation of Sri. Javed Iqbal Ansari 

(Sd ) Illegible , 
Place : Banka 

Returning Officer 
Date:- 25 -08- 2014 

161-Banka Assembly Constituency 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 अगस्त 2014 


प्ररूप 21घ 

{नियम 64 देखिए 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
204 - मोहनिया ( अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट 
उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री निरंजन राम, ग्राम - बरहुली, पोस्ट - भिट्टी, थाना - मोहनिया, जिला - कैमूर (भभुआ), जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए 
गए हैं । 
उस सदन में , 

श्री छेदी पासवान के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : - कृषि उत्पादन बाजार समिति , मोहनिया 

( ह० ) अस्पष्ट, 
दिनांक : - 25 .08. 2014 

रिटर्निंग ऑफिसर 
204 - मोहनिया ( अ0जा0 ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 


FORM 21D 

(See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People 
Act. 1951. 

Bye- Election to the Legislative Assembly of Bihar from 204 -Mohania (SC ) Legislative 
Assembly constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the of the 
people Act, 1951, read with rule 64 the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that 

Sri. Niranjan Ram, Village - Barahuli , Post - Bhitti, Police Station- Mohania, District - Kaimur 
(Bhabua ), Sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the vacancy caused in 
that House by the resignation of Sri. Chhedi Paswan 


Place : Krishi Utpadan Bajar Samiti, Mohania 
Date:- 25 - 08- 2014 


(Sd) Illegible , 

Returning Officer 
204 -Mohania (SC ) Assembly Constituency 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 698 - 571 + 300 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


